रजिस्ट्री स. डी . एल. - 33004/ 98 


REGD . NO . D . L - 33004 /98 


मापमानपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


.. 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण (1 ) 
PART II - Section 3 - Sub-section ( I) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं- 384 ] 
No. 3841 


नई दिल्ली , शनिवार, जून 20 , 1998 / ज्येष्ठ 30 , 1920 
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20 , 1998 /JYAISTHA 30 , 1920 * 


Tim . . 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 

मुम्बई, 20 जून , 1998 
का . आ . 323 ( अ ). - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड " पोपटभाई सोथिया भवन ", सदर 
बाजार , राजकोट - 360001 द्वारा प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीम किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर 
विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतदद्वारा , प्रतिभूति संविदा 
( विनियमन ) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कथित एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण कथित अधिनियम की धारा 
4 के अधीन 9 जुलाई , 1999 को समाप्त होने वाले एक वर्ष के लिए, प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत शतों जो इसमें इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित 
की जाएं के अध्यधीन प्रदान करता है । 

[ फा. सं. लाप्रवियो/ विधि/ 2691 / 98 ] 

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 

Mumbai , the 20th June, 1998 
S . O . 523 ( E ). - Securities and Exchange Board of India , having considered the application for renewal of recognition 
made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 by Saurashtra Kutch Stock Exchange Limited , " Popatbhai 
Sorathia Bhavan " , Sadar Bazar, Rajkot-360 001 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the 
public interest so to do , hereby grants , in exercise of tho powers conferred by Section 4 of tho Securities Contracts (Rogulation ) 
Act , 1956, renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for one year ending on the 9th day of 
July , 1999 , in respoct of contracts in securities subjoct to the conditions as may be prescribed or imposed heroinafter . 

[ F. No . SEBI /LE/ 2691/98] 
DEVENDRA RAJMEHTA , Chairman 


1722 G / 98 


Printed by the Manager , Govt, of India Press , Ring Road , Mayapurl, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1998 


